रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 7 , 2019 / अग्रहायण 16 , 1941 
NEW DELHI , SATURDAY , DECEMBER 7, 2019 / AGRAHAYANA 16, 1941 


सं. 3938 ] 
No. 3938] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर , 2019 
का . आ . 4383( अ). — केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2557( अ) , तारीख 16 जुलाई 2019, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड ( ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 8 के 177. 000 कि . मी . से 245. 000 कि . मी . ( गौमती चौराहा से उदयपुर सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा 
करने / चार लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 07 अगस्त 2019 को 
" राजस्थान पत्रिका " और " दैनिक भास्कर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


6297 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य के राजसमन्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 177. 00 कि . मी . से 245. 00 कि . मी . तक (गोमती 
चौराहा -उदयपुर सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षित विवरण । 


राज्य का नाम : राजस्थान 

जिले का नाम : राजसमंद 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल | 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 
2 3 

4 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम : नाथद्वारा 


गांव का नाम : बिलोता 


3126/ 1456 


निजी 


चाही । 


0 .0379 


शंकरलाल नारायणलाल रामलाल पिता भगा 
तेली लालू पिता नाथू तेली सा . सरीचा म. देह 
खातेदार 
(3126/ 1456 ) 


गांव का नाम: नाथूवास 


2464 


निजी 


आबादी , खादी 


|| 0 . 1138 


मांगीलाल पिता भाणा दला पिता कना 
हरीलाल पि . दामा दोलतराम पिता चम्पा 
भील मोहन बाबुलाल लच्छुबाई रोशनबाई 
पिता देवा कैलाश बेना मीरा पिता जगत उर्फ 
जगन नाराणीबाई मांगीबाई पत्नि जगत उर्फ 
जगन भील कैलाश बेना मीरा पिता जगत उर्फ 
जगन नाराणीबाई मांगीबाई पनि जगत उर्फ 
जगन बाबुलाल मोहन पिता देवा भील सा . देह 
खातेदार 
(464 ) 
चुन्नीलाल पिता हीया भील सा . कोटेला 
खातेदार 
( 620 ) 


620 


निजी 


चाही उत्तम 


0 .01 


गांव का नाम : नेगडिया 


|| 4 


1733 


निजी 


|| चाही उत्तम बीड 0. 0315 


भंवरकुंवर पनि सरदारसिंह फुलसिंह अमरसिंह 
रघुवीरसिंह नरपतसिंह पुरणसिंह विजयकुंवर 
टमुकुंवर पिता सरदारसिंह नन्दकुंवर पत्नि 
हरिसिंह अरविन्दसिंह कृष्णपालसिंह पिता 
हरिसिंह राजपूत सा . देह खातेदार 
( 1733 ) 


तालुक का नाम: राजसमंद 


गांव का नाम: भगवन्दा खुर्द 


447/ 424 


सरकारी 


आबादी 


0. 0013 


राजस्थान सरकार 
( 447/ 424 ) 


गांव का नाम : मोरचना 


|| सरकारी(पंचायत बंजड़ 


2 


342 


चारागाह ) 


बजई 


0.22074 


0. 2267 


॥प 


महफुज चरनोट संरक्षण विकास पंचायत 
पसून्द 
( 342 ) 


[ ATT II - 205 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गांव का नाम: पसून्द 


1541/ 6 


निजी 


आबादी 
वाणिजियक 


0 .0243 


राजस्थान सरकार 
|( 1541 /6 ) 


906 


निजी 


arif II 


कुल 


मोहन पिता उदा भील सा . केलवा खातेदार 
0 .0567 

(906 ) 
0.5022 
[ T. H . NHAI/ 15022/ 2/ 2011 - ROJ/LA/ 3250/ 3D] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th December, 2019 
S . O . 4383 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , Number S .O . 2557 ( E ) dated 16th July , 2019 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National 
Highway Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening /four-laning, etc .), maintenance , management and operation of National Highway No. 8 on the 
stretch of land from Km 177.000 to Km 245 .000 (Gomati Chauraha- Udaipur Section ) in the district of 
Rajsamand in the state of Rajasthan . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Rajasthan Patrika ” and 
“ Dainik Bhaskar” both dated 07th August 2019 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas , no objections have been received from any person to the Competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub -section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
km 177.000 to km 245 .000 (Gomati Chauraha - Udaipur Section ) of National Highway No. 8 in the district of 

Rajsamand in the state of Rajasthan 


State : RAJASTHAN 


District: RAJSAMAND 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


NO . 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 

Part Survey No . 


Taluk : Nathdwara 


Village : Bilota 


3126 / 1456 


Private 


Chahi I 


Chahi I 


0 .0379 


0.0379 


Shankarlal, Narayan lal, ramlal pita 
Bhagga teli lalu pita Nathu teli sa . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Saricha m . deh khatedar 
3126 / 1456 


Village: Nathuwas 


|| 464 


Private 


Aabadi 
,Khadi 


10 . 1138 


mangilal pita bhana dalla pita kanna 
harilal pita dama dolatram pita 
champa bhil Mohan , Babulal , 
Lachubai, Roshanbai pita deva kailash 
bena mira pita jagat urf jagan , 
narayani bai mangibai wife jagat urf 
jagan bhil kailash bena mira pita jagat 
urf jagan narayani bai mangi bai wife 
jagat urf jagan babulalmohan pita 
deva Bhil sa deh khatedar 
464 


1620 


Private 


Chahi Uttam 10.01 


chuni lal pita hiya bhil sa . Kotela 
khatedar 
620 


Village: Negadiya 


1733 


Private 


Chahi Uttam 
Beed 


10 .0315 


Bhanwar kunwar wife sardarsingh , 
Fullsingh , amarsingh , 
Raghuveersingh , NarpatSingh , 
Puransingh , Vijay Kunwar, 
Tmukunwar pita Sardarsingh , 
Nandkunwar wife harisingh , 
arvindsingh , krishnpalsingh pita 
harisingh rajput sa . Deh khatedar 
1733 


Taluk : Rajsamand 
Village : Bhagwanda Khurd 


447 /424 


Government 


|Aabadi 


Aabadi 


|0.0013 


0 . 0013 


Rajasthan sarkar 
447 /424 


Rajasthan sarkar 


Village : Morchana 


342 


Government( Panchayat 
Charagah ) 


Banjad 


and 


0.2267 


0 .2267 


Mahfuj charnot Sarkshn vikas 
panchayat pasoond 
342 


Village: Pasoond 


1541/6 


Private 


Aabadi , 
Commercial 


0 .0243 


Rajasthan sarkar 
1541/6 


Ut 


906 


Private 


Barani II 


0 .0567 


|Mohan pita uda bhil sa . Kelwa 
khatedar 
906 


TOTAL 


0 .5022 


[ F. No. NHAI/ 15022/ 2 /2011 - ROJ/ LA /3250/3D] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

KUMAR 


MANOJ 


Digitally signed 
byMANOJ 
KUMARVERMA 
Date: 2019 .12 .11 
21:38:27 +05 30 


VERMA 


